रजिस्ट्री सं° डी एल - 33004/ 99 


REGD NO D. L.-33004/99 


स्पत्यमबजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार, सितम्बर 17 , 2001 / भाद्र 26, 1923 
NEW DELHI, MONDAY , SEPTEMBER 17 , 2001/BHADRA 26 , 1923 


सं . 466 ] 
No. 466 ] 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 


( पूजी बाजार प्रभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 17 सितम्बर , 2001 

प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण ( भर्ती ) नियम 2001 
सा . का . नि . 673( अ ). --- केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ( 1992 का 15 ) की धारा 15घ की 
उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के कार्यालय में विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : -- 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- -( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण ( भर्ती) नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2 . परिभाषाएं : - इन नियमों में जब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो 
( क ) “ अधिनियम " से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ( 1992 का 15 ) अभिप्रेत है , 
( ख ) " अपीलीय अधिकरण " से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ( 1992 का 15 ) की धारा 15ट की 

उपधारा ( 4 ) के अधीन स्थापित प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण अभिप्रेत है । 
( ग ) “ नियम " प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण ( भर्ती) नियम , 2001 अभिप्रेत है । 
( घ ) अन्य सभी शब्दों और पदों के , जो इसमें प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं 

वहीं अर्थ होंगे क्रमश: जो अधिनियम में इनके बाबत है । 
3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : --उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से 
उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 

___ 4. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं आदि : - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें 
वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में निर्धारित की गई हैं । 


! 


2879 GI/ 2001 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SE 3 (i)] 


5. आरंभिक गठन : - इन नियमों के आरंभ की तारीख पर, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण इन नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट पदों का 
धारण कर रहे कर्मचारी यदि इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के 30 दिन के भीतर यदि ऐसा विकल्प दें तो उक्त पदों के आरंभिक गठन की प्रास्थिति 
पर नियुक्त किए समझे जाएंगे । इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवाएं , उनकी परिवीक्षा अवधि , प्रोन्नति के लिए अर्हक मेवाएं पुष्टि 
और पेंशन के प्रयोजन के लिए संगणित की जाएगी । 


6 . निरहंता : - वह व्यक्ति 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिमका पति या जिसकी पत्नी जीषित है, विवाह किया है; या 
( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू म्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


. 7. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए 
जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके , इम नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के अक्तियों की बाबत , आदेश द्वारा शिथिन कर सकेगी । 


8. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु- सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय 
सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व 
सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबंध करमा अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का नाम 


पदों की 
संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


चयन - सह - ज्येष्ठता सीधे भर्ती किए जाने सेवा में जोड़े गए वर्षों 
या योग्यता के आधार वाले व्यक्तियों के का फायदा केन्द्रीय सिविल 
पर चयन अथवा लिए आयु सीमा सेवा (पेंशन ) नियम , 
अचयन पद 

1972 के नियम 30 के 
अधीन अनुज्ञेय है या 
नहीं 


1 


. 


1 . रजिस्ट्रार 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


2 ___ 3 _ _ 4 
1 साधारण 

12000 -375 - लागू नहीं होता 
( 2001 ) केन्द्रीय सेवा 16500 रु. 
* कार्यभार के समूह क 
आधार पर राजपत्रित 
परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि यदि 
कोई हो 


१ 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


नहीं 


[ भाग II . 


3(1) ] 


का 


भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा 
या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्म पद्धतियों 
द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमे प्रोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 


11 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा । 


12 
केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार और न्यायास्मय/ अधिकरणों के कर्मचारियों की 
प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा :--- 
( 1 ) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( 1 ) ऐसे सहायक रजिस्ट्रार/ सहायक विधि सलाहकार जिमने 10000- 325 

15200 रु. या समतुल्य वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किमी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श किया जाएगा 


14 
लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


___ 7 


5 
6500 - 200 - लागू नहीं होता 
10500 रु. 


. 
लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


1 2 3 
2 निजी सचिव 1 * माधारण 

( 2001 ) केन्द्रीय सेवा 
“ कार्यभार के समूह ख 
आधार पर राजपत्रित , 
परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


10 


लागू नहीं होता 

-- -- -- - - 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


- 


- - 


- 


12 


प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा । 


केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार और न्यायालय/ अधिकरणों के अधिकारियों से 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन : 
(1 ) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( ii ) 5500- 175- 9000 रु. या समतुल्य वेतनमान में आशुलिपिक श्रेणी " ग " 

पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है या 4000- 100 -6000 रु. या समतुल्य 
वेतनमान समूह घ वेतनमान वाले पदों पर उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित 
मेया की है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC 3 (i) ] 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- -- - - - 


- 


12 


प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


14 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


5 
लागू नहीं होता 


3 . हिन्दी 

अनुवादक 


5000 - 150 - 
8000 रु. 


लागू नहीं 
होता 


1 * साधारण 
( 2001 ) केन्द्रीय सेवा , 
* कार्यभार समूह ग , 
के आधार अराजपत्रित, 
पर परिवर्तन अननुसचिषीय 
किया जा 
सकता है । 


28 वर्ष 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
समय पर जारी किए गए 
अनुदेशों या आदेशों के 
अनुसार मरकारी सेवकों 
के लिए शिथिल करके 35 
वर्ष तक की जा सकती है । 
टिप्पण : - - आयु - सीमा 

अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त 
करने के लिए नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी । ( न कि 
वह अंतिम तारीख जो अंदमान 
और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप 
के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है । ) 
रोजगार कार्यालयों के माध्यम 
मे की जाने वाली भर्ती की दशा 
में , आयु - मीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख 
वह अंतिम तारीख होगी जिम 
तक रोजगार कार्यालयों से नाम 
भेजने के लिए कहा गया है । 


10 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी / अंग्रेजी में 
मास्टर डिग्री साथ ही हिन्दी/ अंग्रेजी डिग्री स्तर पर परीक्षा 
के माध्यम के रूप में या अनिवार्य/ वैकल्पिक विषय के 
रूप में रही हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 
किसी भी विषय में हिन्दी/ अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (1 ) ] | 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8 


में मास्टर डिग्री साथ ही डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी 
अनिवार्य विषय के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के 
माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य/ वैकल्पिक 
विषय के रूप में रहा हो, 

या 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी / अंग्रेजी से 
भिन्न किसी विषय में हिन्दी अंग्रेजी माध्यम से मास्टर 
डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी/ अंग्रेज़ी अनिवार्यविषय 
के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो । 

या 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी 
मुख्य विषय के रूप में या दोनों में से कोई एक परीक्षा 
का माध्यम और दूसरा मुख्य विषय के साथ स्नातक 
डिग्री साथ ही हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेज़ी से हिन्दी में 
अनुवाद पाठ्यक्रम का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या 
प्रमाणपत्र या केन्द्रीय / राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके 
अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं हिन्दी से अंग्रेजी 
तथा अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का 
अनुभव । 


11 


प्रतिनियुक्ति / आमेलन जिसके न हो सकने पर 
कर्मचारी चयन आयोग या स्थानीय रोजगार कार्यालय 
के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 


__ 12 
केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार और न्यायालय/ अधिकरणों के कर्मचारियों की 
प्रतिनियुक्ति आमेलन : 
( क ) (i ) जो मदृश पद धारण किए हुए हैं , 
( u ) जिन्होंने 4000 -6000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर उस 

श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है या 3050 - 75 - 3950 - 80 
4590 रु. या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा 

की है । 
( ख ) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन अधिकाधिक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


13 


14 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


( PART II - SEC 3 ( i) ] 


4 . उच्च श्रेणी 

लिपिक 


अचयन 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


1* ( एक ) साधारण 4000 - 100 
( 2001 ) केन्द्रीय सेवा, 6000 रु . . 
* कार्यभार समूह " ग " 
के आधार राजपत्रित , 
पर परिवर्तन सनिषीय 
किया जा 
सकता है । 


8 


9 
लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


___ 12 


11 
100 % प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने 
पर प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा 


प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों से जो 8 वर्ष की नियमित सेवा 
कर चुके हैं की प्रोन्नति द्वारा । 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन 
केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ न्यायालय/ अधिकरणों के ऐसे अधिकारी : 
( 1 ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( 1 ) ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने 3050 -75 - 3950 - 80 -4590 रु . के या समतुल्य 

वेतनमान में 8 वर्ष नियमित सेवा की हो । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन /विभाग 
में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 
है, साधरणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 
को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


__ 14 


लागू नहीं होता 


13 
रजिस्ट्रार 

- अध्यक्ष 
निजी सचिव 

--- सदस्य 
जो प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण निजी सचिव के वेतनमान के 
अन्यून वेतनमान वाले पदों को धारण किए हुए भारत सरकार का 
अन्य अधिकारी 

- सदस्य 


३ 456 
5 . आशुलिपिक " घ " 1 * ( एक ) साधारण 4000 - 100 लागू नहीं होता लागू नहीं होता 

( 2001 ) केन्द्रीय सेवा, 6000 रु. 

कार्यभार समूह " ग " 
के आधार अराजपत्रित, 
पर परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


18 से 25 वर्ष 
( कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम 
से चयन की दशा में 27 वर्ष ) 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर 
जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों 
के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 
शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा 
सकती है । 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण : - - आयु - सीमा अवधारित 
करने के लिएनिर्णायक तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । 
( नकि वह अंतिम तारीख जो अंडमान 

और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ) । 


रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की 
जाने वाली भर्ती की दशा में , आयु सीमा 
अवधारित करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस 
सक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


10 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


मैट्रिक या इसके समतुल्य आशुलिपि में 80 शब्द 
प्रति मिनट की गति और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट 
की गति । 


12 


प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने 
पर कर्मचारी चयन आयोग या स्थानीय रोजगार 
कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 


केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार और न्यायालय/ अधिकरणों के ऐसे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति / 
आमेलन : 
( 1) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( ii ) जिन्होंने 3050 -75 - 3950 - 80 - 4590 रु. या ममतुल्य वेतनमान वाले अवर श्रेणी लिपिकों 

के पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सीधी भर्ती किए गए 

व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में अधिकथित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग 
में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि 
है , साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 
को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


13 


___ 14 


रजिस्ट्रार 


- अध्यक्ष 


लागू नहीं होता 


निजी सचिव 


- सदस्य 


प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के निजी सचिव के वेतनमान के 
अन्यून वेतनमान वाले पद को धारण किए हुए भारत सरकार का 
अन्य अधिकारी 


- सदस्य 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC. 3 (1) ] 


2 


3 


4 


5 


6 अवर श्रेणी 

लिपिक 


1 * ( एक ) साधारण 3050 - 75 - लागू नहीं होता लागू नहीं होता 
( 2001 ) केन्द्रीय सेवा, 3950 - 80 
* कार्यभार समूह "ग " 4590 रु. 
के आधार अराजपत्रित, 
पर परिवर्तन अननुसचिवीय 
किया जा 
सकता है । 


18 से 25 वर्ष 
( कर्मचारी आयोग के माध्यम 
से चयन की दशा में 27 वर्ष ) 
टिप्पण : -- आयु- सीमा अषधारित 
करने के लिए निर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी । ( न कि वह अंतिम तारीख जो 
अंडमान और निकोबार द्वीप या 
लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है ) । 


रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की 
आने वाली भर्ती में , आयु सीमा 
अवधारित करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस 
तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


10 


...... ... 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


आवश्यक : 
मैट्रिक या इसके समतुल्य परीक्षा 30 शब्द 
प्रति मिनट की टंकण गति 
वांछनीय : शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान । 
टिप्पण : ऐसे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो लिपिकीय 

पद का धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है 
लेकिन टंकण में उक्त अर्हताएं नहीं रखते हैं , 
विकलांगों के लिए रोजगार कार्यालय से संबद्ध 
चिकित्मा बोर्ड था जहां ऐसा बोर्ड नहीं है में सिविल 
मर्जन के उक्त विकलांग व्यक्तियों के लिए जो 
टंकण करने के लिए उपयुक्त नहीं है प्रमाणित 
करने के अधीन नियुक्त किए जा सकेंगे । 


11 


12 


प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति / आमेलन 
दोनों के न हो सकने पर कर्मचारी चयन आयोग या 
स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती 


द्वारा । 


( 1 ) ( क ) समूह घ कर्मचारीवृन्द से प्रोन्नति द्वारा । 
2. केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार और न्यायालय/ अधिकरणों के ऐसे कर्मचारी जो 
सदृश पद धारण किए हुए हैं के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
मंगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति 
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 
56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


[ भाग II - खण्ड 3 (6 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


14 


लागू नहीं होता 


रजिस्ट्रार 

- अध्यक्ष 
निजी सचिव - सदस्य 
प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के निजी सचिव से अन्यून वेतनमान 
वाले पद को धारण किए हुए भारत सरकार का अन्य अधिकारी 

- सदस्य 


लागू नहीं होता 


45 
7. स्टाफ कार 1( एक ) साधारण केन्द्रीय 3050 -75 लागू नहीं होता 

ड्राइवर ( 2001 ) सेवा समूह ग 3950- 80 
( साधारण " कार्यभार के अराजपत्रित , 
श्रेणी) आधार पर अननुसचिवीय 

परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


4590 रु . 


18 से 25 वर्ष 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा 
ममय - समय पर जारी 
किए गए अनुदेशों या 
आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के 
लिए शिथिल करके 
35 वर्ष तक की जा 
सकती है ।) 
टिप्पण : - आयु - सीमा 
अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम 
तारीख होगी । ( न कि 
वह अंतिम तारीख जो 
अंडमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की है ) । 
रोजगार कार्यालयों के 
माध्यम से की जाने 
वाली भर्ती की दशा में , 
आयुसीमा अवधारित 
करने के लिएनिर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख 
होगी जिस तक रोजगार 
कार्यालयों से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


10 


8 
1. VIII स्तर उत्तीर्ण साथ ही हिन्दी/ क्षेत्रीय भाषा का अच्छा ज्ञान । 
2. वैध चालन अनुज्ञप्ति हो साथ ही हल्के वाहन चलाने का 

3 वर्ष का अनुभव । 
287991 / 2001 - 2 


आयु 45 वर्ष ( अधिकतम ) स्तंभ 8 में यथानिर्दिष्ट दो वर्ष 
शैक्षिक अर्हता और अनुभव । 

- - - - - 


- - 


- - 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEc 3 ( 1) ] 


11 
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति / आमेलन या 
सीधी भर्ती द्वारा । 


: 


12 
1. ऐसे समूह ष कर्मचारियों से , जिन्होने ३ वर्ष की नियमित सेवा की है और 

जिनके पास स्तंभ 8 के अनुसार अर्हताएं है को प्रोन्नति द्वारा । 
2, केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार और न्यायालय/ अधिकरण के सदृश्य पद धारण 

किए कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति / आमेलन । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठम/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु- सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


13 


14 


रजिस्ट्रार 


लागू नहीं होता 


- अध्यक्ष 
निजी सचिव 

- सदस्य 
प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण के निजी सचिव के वेतनमान के 
अन्यूम वेतनमान वाले पद को धारण किए हुए भारत सरकार 
का अन्य अधिकारी - सदस्य 


23 


6 


8 . जमादार 


लागू नहीं होता 


1 ( एक ) साधारण केन्द्रीय 2610 - 60 - अघयन 
( 2001 ) सेवा समूह घ 3150 - 65 
" कार्यभार के अराजपत्रित, 3540रु. 
आधार पर अनमुसचिवीय 
परिवर्तभ किया 
जा सकता है । 


18 से 25 वर्ष 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा 
समय - समय पर जारी 
किए गए अनुदेशों या 
आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के 
लिए शिथिल करके 
35 वर्ष तक की जा 
सकती है ।) 
टिप्पण : - आयु - सीमा 
अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख भारत 
में अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए 
नियत की गई अंतिम 
तारीख होगी । ( न कि 
वह अंतिम तारीख जो 
अंडमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की है ) । 
रोजगार कार्यालयों के 
माध्यम से की जाने 
वाली भर्ती की दशा में , 
आयुसीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक 


[ भाग II - खण्ड 3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


तारीख वह अंतिम 
तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से 
नाम भेजने के लिए कहा 
गया है । 


10 
दो वर्ष 


VIII स्तर उत्तीर्ण 


लागू नहीं होता 


. 11 
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा । 


12 
1. ऐसे चपरासी जिन्होंने न्यूनतम ३ वर्ष सेवा की हो और VIII स्तर उत्तीर्ण हो , 

की प्रोन्नति द्वारा । 
2. केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार और न्यायालय/ अधिकरणों के कर्मचारी जो सदृश्य 

पद धारण किए हुए हैं , से प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा । 
प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद 
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु - सीमा आवेदन प्राप्त करने की 
अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


13 


14 


समूह घ विभागीय प्रोन्नति समिति 


लागू नहीं होता 


1 


5 
लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


१. चपरासी 

फराश 


2 3 

4 
1( एक ) * साधारण केन्द्रीय 2550 - 55 
( 2001 ) सेवा समूह घ 2660 -60 
* कार्यभार के अराजपत्रित , 3200 रु . 
आधार पर अननुसचिवीय 
परिवर्तन किया 
जा सकता है । 


18 से 25 वर्ष 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा 
समय - समय पर जारी 
किए गए अनुदेशों या 
आदेशों के अनुसार 
सरकारी सेवकों के 
लिए शिथिल करके 
35 वर्ष तक की जा 
सकती है । 
टिप्पण : - आयु 
सीमा अवधारित करने 
के लिए निर्णायक 
तारीख भारत में 
अभ्यर्थियों से आवेदन 
प्राप्त करने के लिए 


THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY 


[ PART II --- SEC 3 (i)] 


% 


नियत की गई अंतिम 
तारीख होगी । ( न कि 
वह अंतिम तारीख जो 
अंडमान और निकोबार 
द्वीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है ) । 
रोजगार कार्यालयों के 
माध्यम से की जाने 
वाली भर्ती की दशा में , 
आयु - सीमा अवधारित 
करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम 
तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालयों से 
नाम भेजने के लिए कहा 
गया है । 


10 


8 वीं स्तर उत्तीर्ण 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


11 


12 


प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानीय 
रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 


केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार और न्यायालय/ अधिकरणों में चपरासी का पद 

धारण कर रहे व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति / आमेलन 


13 


14 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


[ फा . सं. 5/30/ सी . एम./ 95 ] 
जे. भगवती, संयुक्त सचिष 


[ YT II - 4453 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs ) 
CAPITAL MARKET DIVISION 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 17th September, 2001 


SECURITIES APPELLATE TRIBUNAL (RECRUITMENT) RULES , 2001 


G . S . R . 673 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 15 % of the Securities and 
Exchange Board of India Act , 1992 ( 15 of 1992 ) the Central Government, hereby makes the following rules to regulate 
the method of recruitment to various posts in the office of the Securities Appellate Tribunal, namely : 


1 . Short title and commencement.- ( 1 ) These rules may be called the Securities Appellate Tribunal (Recruitment) 
Rules , 2001 . 


( 2) They shall come into force on the date of their publication in thc Official Gazette. 


2 . Definitions. — In these rules, unless the context otherwise requires. 


(a ) 


“ Act " means the Sccurities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992 ) ; 


(b ) 


“ Appellate Tribunal" means the Securities Appellate Tribunal established under sub - section (1 ) of 
section 15K of the Securities and Exchange Board of India Act , 1992 ( 15 of 1992 ); 


"Rules” means the Securities Appellate Tribunal (Recruitment) Rules , 2001, 
(d ) All other words and expressionsused and not defined in these rules but defined in the Act shall have the 

meanings respectively assigned to them in thc Act 
3 . Number of posts , classification and scale of pay . The number of said posts, their classification and the scale 
of pay thcrcto shall be as specified in columns 2 10 4 of the Schedule annexcd to these rules 


4 Methods of recruitment, age limit , qualification , etc. — The methods of recruitment, age limit, qualification , 
and othermatters relating to the said posts shall be as specificd in columns 5 to 14 of the said Schedule 


5 Initial Constitution . -- The employees holding the posts mentioned in the Schedule to these rules in the 
Securities Appellate Tribunal, Mumbai on the date of commencement of these rules shall be deemed to have becn 
appointed at the Initial Constitution stage of the said posts , if so opted within 30 days of publication of these rules . The 
services rendered by them before thc publication of these rules shall count for the purpose of probation period , qualifying 
service for promotion , confirmation and pension . 


6 Disqualifications. — No persons, 


(a ) 


who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 


(b ) 


who , having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any other person , shall be 
cligible for appointment to thc said posts . 


Provided that the Central Governmentmay, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicablc to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , cxempt any 
person from the operation of this rulo 


7 Power to relax. -- Where the Central government is of the opinion that it is expedicntor necessary so to do , 
it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class 
or catcgory of persons 


8 Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions 
required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of 
persons in accordance with the orders issued by thc Government of India from timeto time in this regard . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 3 (1)] 


RS 


SCHEDULE 
Classification 


Name of the post 


Number of 
Post 


Scale of pay 


Whether selection -cum 
- seniority or selection 
by merit or non - selection 
post 


2 


3 


1. Registrar 


1. Rcgistrar 


leona 


Gencral Central Service, 
Group A , Gazetted Non - 
Ministerial. 


Ceneral Center Service 


Re 1203735. 


Not applicable 


Rs. 12000 - 375 . 
16500 


Not aplicable 


1 (one ) * 
(2001) 
* Subject to 
variation depen 
dent on work 
load . 


Age limit for direct 
recruits 


Whether benefit of added years 
of service admissible under rule 
30 of the Central Civil Services 
(Pension ) Rules, 1972 


Educational and other 
qualifications required for 
direct recruits 


Whether age and educational 
qualifications prescribed for 
direct recruits will apply in 
the case of promotces 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


12 


Period of Method of In case of recruitment by promotion Ifa Departmental Circumstances in which 
probation , if recruitment, deputation /absorption , grades from Promotion Committee Union Public Service 
any 

whether by which promotion /deputation /absorption exists, what is its Commission is to be 
direct recruit - to be made 

composition 

consulted in making 
ment or by 

recruitment 
promotion 
deputation / 
absorption 
percentage of 
the post to be 
filled by 

various methods 
10 11 

14 
No By depu 

Deputation /absorption from amongst Not applicable Not applicable 
tation the CentralGovernment/ Statc Govern 
absorption ment officers of the Courts / Tribunals 

holding : 
(1) Analogous posts , or 
(ü ) posts of Assistant Registrar/Assistant 

Legal Advisor in the pay scale of Rs. 
10000 -325 - 15200 or equivalent with 3 

years regular service . 
Note :-— Period of deputation including period 
of deputation in another ex - cadre post held 
immcdiately preceding the appointment in the 
samc or any other Organisation /Department 
of Central Government should ordinarily not 
exceed 3 years. The maximum age limit for 
deputation shall be 36 years on the last 
date of receipt of applications. 


[ YTTII — 75 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


2 Private Secretary 


General Central Service, 
Group B , Gazetted Non - 
Ministerial. 


Rs. 6500 - 200 
10500 


Not applicable 


( 2001) 
* Subject to 
variation depan 
denton vork 
load 


X 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


10 


11 


12 


13 


14 


2 years 


By depu- 


2 years 


Deputation 


Not applicable 


By depu 
tation / 
absorption 


Deputation /absorption from amongst Not applicable 
the CentralGovernment/State Govern 
mentand officers of the Courts / Tribunals 
holding 


(1) Analogous posts , or 

Posts of Stenographer Grade C in 
the pay scale of Rs. 5500 - 175 - 9000 or 
cquivalent with 3 years regular service 
or Posts of Stenographer Grade D 
in the pay scale of Rs 4000 - 100 
6000 or equivalent with 7 years 

regular service in the grade 
Note :-- Period of deputation including period 
of deputation in another ex -cadre post held 
immediately preceding the appointment in the 
same or any other Organisation Department 
of Central Government should ordinarily not 
cxceed 3 years . The maximum age limit for 
deputation shall be 56 years on the last 
date of receipt of applications 


3 Hindi Translator 


Dc 


0 - 150 . 


Not applicable 


General Central Service, 
Group C , Non -Gazetted 
Non -Ministerial 


8000 


1(one) * 
(2001 ) 
* Subject to 
variation depen 
dent on work 
load . 


Notapplicable 


Not applicable 


28 years .(Relaxable forGovernment Master s degrce of a recognised 
Servants upto 35 years in University in Hindi /English , with 
accordance with the instructions English Hindias a compulsory / 
or orders issued by the Central elective subject or as medium 
Government) 

of examination at degree level. 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[Parr II — SEC , 3 (1) ] 


8 


Note : The crucialdate for deter- OR 
mining the age limit will in each Master s degree of recognised 
case be the closing date for University in any subject other 
receipt of applications from than Hindi/English ,with Hindi and 
candidates in India (other 

English as compulsory subjects 
than in Andaman and Nicobar or either of the two as medium of 
Islands and Lakshadweep ). Examination and the other as a 
In respect of posts , the appoint- a compulsory / elective subject at 
ments to which are made through degree level . 
the Employment Exchange , the 
crucial date for determining the Master s degree of a recognised 
limit , in each case ,will be the University in any subject other than 
last date upto which the 

Hindi/English , with Hindi/English 
cmployment exchange is asked medium and English /Hindi as a 
to submit the names . 

compulsory subject or asmedium of 
Examination at degree level . 
OR 


Bachelor s degree of a recognised 
University with Hindi and English as 
compulsory / elective subjects or either 
of thc two asmcdium of examination 
and the other as compulsory / elective 
subject, plus a recognised Diploma/ 
Certificate course in Translation 
from Hindi or English and vice 
versa in Central/ State Government 
oflices including Government of India 
Undertaking 


10 


13 


14 


2 years 


Not applicable 


By deputation 
absorption failing 
which by direct 
recruitment through 
Staff Selection 
Commission or 
Local Employment 
Exchange . 


Deputation /absorption from amongst Not applicable 
the Central Government/State Govern 
m ent/State Governmentand employees of 
the Courts / Tribunals holding : 
(a ) (i) Analogous posts , or 
( ii) posts in the pay scale of Rs. 4000 -6000 

or equivalent with 3 years regular service 
in the grade , or in the pay scale of 
Rs 3050 -75 - 3950 -80 -4590 , or equivalent 

with 5 years regular service in the grade; 
(b ) possessing educational and other 

qualification laid down in column 8 for 

direct recruits . 
Note : - Period ofdeputation including period 
of deputation in another ex -cadre post held 
immediately preceding the appointment in the 
samc or any other Organisation Department 
of Central Government should ordinarily not 
cxceed 3 years . The maximum age limit for 
deputation shall be 56 years on the last 
date of receipt of applications, 


[ YTT II — ug 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


17 


4 . Upper Division Clerk 


Non - selection 


General Central Service, 
Group C , Non -Gazetted 
Non -Ministerial. 


Rş. 4000 - 100 
6000 


(one)* 
( 2001) 
* Subject to 
variation depen 
dent on work 
load . 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


Not applicable 


13 


14 


No 


100 % by promotion , Promotion from amongst Lower Registrar - Chairman 

Not appli 
failing which by Division Clerks of Securities Appellate Private Secretary Member cable 
deputation / 

Tribunal with 8 years regular service. Another officer from 
absorption Deputation /absorption : 

Government of India holding 
From amongst the Central Govern a post in the scale of pay 
ment/ State Government employees not less than that of Private 
of the Courts/ tribunals holding : Secretary , Securities Appellate 
(i) Analogous posts on regular Tribunal Member 

basis ; or 
( ii ) Posts of Lower Division Clerks 

with 8 ycars regular service in 
the scale of Rs. 3050 - 75 -3950 

80 -4590 or equivalent. 
Note :- - Period of deputation including period 
of deputation in another ex - cadre post held 
iminediately preceding the appointment in the 
same or any other Organisation Department 
of CentralGovernment should ordinarily not 
exceed 3 years. The maximum age limit for 
deputation shall be 56 years on the last 
datc of receipt of applications. 


2 


3 


5 


Not applicable 


5 Stenographer 

Grade D 


General Central Service , 
Group C , Non -Gazetted 
Non -Ministerial, 


Rs. 4000 - 100 - 
6000 


1 (one) * 
(2001) 
* Subject to 
variation depen 
dent on work 
load 


Not applicable 


Not applicable 


18 to 25 years. (27 years in the 
case of selection through Staff 
Selection Commission .) Relax 
able for Government Servants 
upto 35 years in accordance 
with the instructions or orders 
issued by the Central Govern 
ment). 


Matriculation or its equivalent 
Stenography speed of 80 words 
per minute and typewriting 
speed of 40 words per minute . 


2879011 ) 2001- 3 


18 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC, 3 (1) 


Note : The crucial date for deter 
mining the age limit will in each 
case be the closing date for re 
ceipt of applications from candi 
dates in India (other than in 
Andaman and Nicobar Islands 
and Lakshadwecp .] 
In case recruitment is made 
through the Employment Ex 
change , the crucial date for 
determining the age limit, in each 
case, will be the date upto which 
the employment exchange is 
asked to submit the names . 


. 


13 


2 years 


By deputation / 
absorption failing 
which by direct 
recruitment through 
Staff Selection 
Commission or 
Local Employment 
Exchange 


Deputation /absorption from amongst Registrar - Chairman Not applicable 
the Central Government/State Govern Private Secretary Member 
ment and cmployees of the Courts/ Another officer from 
Tribunals holding : 

Government of India 
(a ) ( 1) Analogous posts, or 

holding a post in the 
( ii ) posts of Lower Division Clerks with scale of pay not less 

8 years regular service in the pay than that of Private 
scale of Rs. 3050 -75 -3950 -80 -4590 , or Secretary, Securities 
equivalent and possessing cduca - Appellate Tribunal 
tional and other qualification laid down — Member. 

in column 8 for direct recruits . 
Note :- - Period of deputation including period 
of deputation in another ex -cadre post held 
immediately preceding the appointment in the 
same or any other Organisation Department 
of Central Government should ordinarily not 
exceed 3 years. The maximum age limit for 
deputation shall be 56 years on the last 
datc of receipt of applications. 


6 . Lower Division 

Clerk 


Not applicable 


General Central Service , 
Group C , Non -Gazetted 
Non -Ministerial, 


Rs. 3050 -75-3950 - 
80-4590 


l(one) * 
(2001) 
* Subject to 
variation depen 
dent on work 
load . 


X 


Not applicable 


Not applicable 


18 to 25 years. (27 years in the 
case of selection through Staff 
Selection Commission . (Relax 
able for Government Servants 
upto 35 years in accordance 
with the instructions or orders 
issued by the Central Gover - 
ment) 


Essential : Matriculation of its 
equivalent examination , Type 
writing speed of 30 words per 
minute . 


Desirable : Acquaintance with 
word processing . 


[ 411 II — 405 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8 


Note : The crucial date for deter- 
mining the age limit will in each 
case be the closing date for re - 
ceipt of applications from candi- 
dates in India (other than in 
Andaman and Nicobar Islands 
and Lakshadweep . ) 
In case recruitment is made 
through the Employment Ex 
change , the crucial date for 
determining the age limit , in each 
case , will be the last date upto 
which the employment exchange 
iş asked to submit the names. 


Note : Physically handicapped 
persons who are otherwise quali 
ficd to hold a clerical post but 
does not possess the said quali 
fications in typewriting may be 
appointed subject to the condi 
tion that the Medical Board at 
tached to the Employment Ex 
change for handicapped or 
where there is no such Board , 
the Civil Surgeon certified that 
the said handicapped person is 
not in fit condition to be able 10 
type 


14 . 


2 years 


Promotion failing 1 (a ) Promotion from amongst the Registrar - Chairman Not applicable 
which by deputa - Group D staff, 

Private Secretary — Member 
tion /absorption fail - 2 . Transfer on deputation /absorption Another officer from 
ing both by direct rc - from amongst the Central Government/ Governmentof India 
cruitment through State Government and employees of holding a post in the 
Staff Selection Com - the Courts/ Tribunals holding analo scale of pay not less 
mission or Local gous posts 

than that of Private 
Employment Ex 

Secretary , Securities 
change . 

Note : - Period of deputation including Appcllate Tribunal 
period of deputation in another ex -cadre - Member , 
post held immediately preceding the ap 
pointment in the same or any other Orga 
nisation Departmentof Central Govern 
ment should ordinarily not exceed 3 years . 
The maximum age limit for deputation shall 
be 56 ycars on the last date of receipt of 
applications. 


Not applicable 


Not applicable 


7 Staff Car 
Driver 
(Ordinary 
Grade) 


( one) * (2001) 
* Subject to 
variation 
dependent 
on workload . 


Gencral Central 
Service Group C , 
Non -Gazcited . 
Non -Ministerial 


Rs. 3050 -75 - 
3950- 80 -4590 


10 


18 and 25 years . (Relaxable for 
Government Servants upto 35 
years in accordance with the 
instructions or orders issued 
by the CentralGovernment). 
287261/ 2001 - 4 


1 VIII standard pass Age - 45 years 2 years 
with fair , knowledge (Maximum ) 
of Hindi/Regional Educational 
Language. 

qualifications and 
2 .Holding valid driving experience as 


By promotion failing which 
by deputation / absorption or 
by direct recruitment 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1) ] 


e 


licence with 3 years mantindin 
experience in driving Column 8 . 
light vehicles. 


Note : The crucialdate for 
determining the age limit will 
in cach case be the closing date 
for roccipt of applications from 
candidates in India (other than 
in Andaman and Nicobar Islands 
and Lakshadwecpl. 


In casc recruitment is made 
through the Employment Exchange , 
the crucial date for determining 
the age limit, in cach case , will 
bc the last date upto which the 
cmployment exchangc is asked 
10 submit the names 


A 


12 


13 


Not applicable 


Registrar Chairman 
Private Secretary - Member 
Another officer from Government 
of india holding a post in the scale 
of pay not less than that of Private 
Secretary, Securities Appellate 
Tribunal — Member 


| Promotion from amongst Group D cmployees 

with 3 ycars of regular scrvicc and possessing 

qualifications as in Column 8 
2 Deputation / absorption from amongst the 

( entral Government/State Government and 
emplovecs of the Courts / Tribunals holding 

analogous posts. 
Note — Period of deputation including the period 
of deputation in another cx - cadre post held 
immediately preceding the another cx -cadre post 
held inimcdiatcly preceding the appointment in the 
same or any other organisation /department of Cen 
tral Goicrnment should ordinarily not exceed 
i scars The maximum age limit for deputation 
shall bc 56 ycars on the last datc of the receipt of 
applications 


R 


! 


- LUC 


AN 


8 Jamadar 


Non -selection 


Not applicable 


l (onc ) * ( 2001) 
* Subject to 
Variation 
dependent 
on workload 


Gencral Central Rs. 2610 -60 - 
Service Group D , 3150 -65 -3540 
Non -Gazetted 
Non -Ministerial 


- - 


- 


- 


VIII standard pass. 


Not applicable 


years 


2 years 


By promotion fa 


Bypromotion failing which 
by deputation /absorption . 


18 to 25 years (Relaxabic for 
Government Servants upto 35 
scars in accordance with the 
Hustructions or orders , issued 
bi the Central Government) 
Note : - - Thic crucial date for 
detoming the agc limit will 
ini cach case be the closing do.. 


n 


[ 407 II — 30453(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


for receiptof applications from 
candidates in India (other than 
in Andaman and Nicobar Islands 
and Lakshadweep ). 
In case recruitment is made 
through the Employment Exchange , 
the crucial date for determining 
the age limit, in each case, will 
be the last date upto which the 
cmployment exchange is asked 
to submit the names . 


14 


Group D Departmental 
Promotion Committee . 


Not applicable 


1 By promotion from Peons with at least 3 years 

of regular servicc and have passed VIII 

standard 
2 Deputation /absorption from amongst the 

Central Government/State Governmentand 
cmployecs of the Courts/ Tribunals holding 

analogous posts 
Note : -(Period of deputation including period 
of deputation in another ex - cadre post held 
unmcdiately preceding the another ex -cadre post 
held immediately preceding the appointment in the 
samc or any other Organisation Department of 
Central Government should ordinarily not to exceed 
3 years . The maximum age limit for deputation 
shall be 56 years on the last date of the receipt of 
applications ). 


9 Peon 
Farashi 


Rs. 2550 -55 - 
2660 -60 - 3200 


Not applicablo 


2 
l ( onc ) * ( 2001) 
* Subjcct to 
variation 
dependent 
on workload . 


Not applicable 


General Central 
Service Group D , 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial 


10 


11 


Notapplicable 


2 ycars 


By deputation /absorption 
failing which by direct recruit 
through Local Employment 
Exchange 


18 10 25 years . ( Relaxable for VIII standard pass . 
Government Scrvants upto 35 
years in accordance with the 
instructions or orders issucd by 
ihc Central Government ) 
Note : The crucial datc for 
determining the age limit will 
in cach casc be the closing date 
for receipt of application from 
candidates in India (other than 
in Andaman and Nicobar Islands 
and Lakshadwecpl 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (0) 


In case recrutment is made 
through the Employment Exchange, 
the crucial date for determining 
theage limit, in each case , will 
be the last date upto which the 
employment exchange is asked 
to submit the names. 


13 


14 


Not applicable 


Not applicable 


Deputation /absorption from amongst the 
Central Government/State Government and 
employees of the Courts / Tribunals holding 
the post of Peon . 


[F .No 5/ 30 / CM /95 ) 
J BHAGWATI, Jt. Secy. 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

And Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 


